HARYANA GOVT . GAZ., DEC . 19 , 2017 ( AGHN. 27, 1939 SAKA) 


683 


भाग-III 


हरियाणा सरकार 


जेल विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 
संख्या का 0 आ 0 73 / ह 0 अ0 28 / 1988 / धा 0 10 / 2017.- हरियाणा सदाचारी बन्दी ( अस्थायी रिहाई ) अधिनियम, 1988 
(1988 का 28), की धारा 10 की उपधारा (2 ) के साथ पठित उप धारा (1) तथा धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सदाचारी बन्दी ( अस्थायी रिहाई) नियम, 2007 को आगे संशोधित करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1 . ये नियम हरियाणा सदाचारी बन्दी ( अस्थायी रिहाई) संशोधन नियम, 2017 कहे जा सकते हैं । 

हरियाणा सदाचारी बन्दी ( अस्थायी रिहाई) नियम 2007 में , नियम 4 में , उपनियम (2) का लोप कर दिया जाएगा । 


2 . 


एस ० एस ० प्रसाद, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

जेल विभाग । 


684 


HARYANA GOVT. GAZ., DEC . 19 , 2017 ( AGHN . 27 , 1939 SAKA ) 


( Authorised English Translation ) 


HARYANA GOVERNMENT 


JAILS DEPARTMENT 


Notification 


The 15th December, 2017 


No. S.O. 73 /H.A . 28/1988 /S . 10 / 2017.- In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) read with 
sub -section (2 ) of Section 10 and read with sections 3 and 4 of the Haryana Good Conduct Prisoners ( Temporary 
Release ) Act . 1988 (28 of 1988 ), the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the 
Haryana Good Conduct Prisoners ( Temporary Release ) Rules, 2007, namely: 
1 . These rules may be called the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Rules , 2017 . 
2 . In the Haryana Good Conduct Prisoners ( Temporary Release ) Rules, 2007 , in rule 4 , sub rule (2 ) shallbe omitted . 


S.S. PRASAD , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Jails Department. 


55835 — C.S. - H.G.P ., Chd . 


